रजिस्ट्री संडीएल -33004 /96 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 9/ 


। 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


CRETARIAT 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - - Sub -section (ii) 


RAL SECRE 


Nag . rakar - - 


4 


. GOVT 
. 


LT_ 


EP INDIA 


Nir 
. 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं० 557 ] 
No. 557 ] 


नई दिल्ली, बहस्पतिवार, अक्तूबर 3, 1996 / आश्विन 11 1918 
NEW DELHI, THURSDAY , OCTOBER 3 , 1996 /ASVINA 11, 1918 


पर्यावरण और वन मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1996 


का . आ . 678 ( अ ) -- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम , 1986 के नियम 13 के साथ पठित पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1980 
( 1986 का 29 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना के निम्नलिखित प्रारूप को ऐसे व्यक्तियं 
की जानकारी के लिए जिससे उनके प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित करती है। 

और यह सूचित किया जाता है कि केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 60 दिन की समाप्ति पर अथवा उसके 
पश्चात् उक्त प्रारूप अधिसूचना पर विचार करेगी । 

पूर्वोक्त प्रतिषेध अधिरोपण के विरुद्ध हितबद्ध कोई व्यक्ति लिखित में कोई आपत्ति सधिष, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन , कें .... 
कार्यालय परिसर, नई दिल्ली - 110003 को 60 दिन की उक्त अवधि के भीतर कर सकेगा । 


प्रारूपअधिसूचना 
केंद्रीय सरकार की राय है कि नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट , विषाक्त और मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिा 
हानिकारक है । अतः पूर्वोक्त परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात का प्रतिषेध किया जाना आवश्यक समझा गया है । 

. अतः, अब केंद्रीय सरकार , पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम , 1986 के नियम 13 के साथ पठित पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 क 
29 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( प ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारण 
में सूचीबद्ध परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात का सम्पूर्ण भारत में प्रतिषेध करती है । 


सारणी 


- 


- 


अपशिष्टों के प्रकार 


साइनाइड अपशिष्ट मर्करी 
और आर्सेनिक धारक अपशिष्ट 


परिसंकटमय अपशिष्ट ( प्रबंधन और हथालन ) नियम, 1989 के अन्तर्गत अपशिष्ट प्रवर्ग 

अपशिष्ट प्रवर्ग सं. 1 
अपशिष्ट प्रवर्ग सं . 4 


- 


- 


[ फा . सं . 23/7 /96 - एयएसएमडी 

विश्वनाथ आनंद, अपर सचिर 


2394GI/ 96 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II— Sec. 3 ( ii )] 


S 


1 


MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 

NOTIFICATION 

New Delhi the 27th , September 1996 
S .O . 678 (E ). The following draft of a notification which the Central Government proposes to make in exercise of the 
powers conferred by clause (d ) of sub -section (2 ) of section 6 of the Environment (Protection ) Act, 1986 (29 of 1986 ), read with 
rule 13 of the Environment (Protection ) Rules, 1986 , is hereby published for information of all persons likely to be affected 
thereby ; 


And notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration by the Central Government 
on or after the expiry of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette . 

Any person interested in filing any objection against the imposition of the aforesaid prohibition , may do so in writing 
to the Secretary, Ministry of Environment and Forests , Paryavaran Bhawan , Central Government Office Complex, New Delhi 
110003 , within the said period of sixty days. 

DRAFT NOTIFICATION 
Whereas the Central Government is of the opinion that the hazardous wastes specified in the table below are toxic and 
detrimental to human health and the environment. It is therefore considered necessary to prohibit the import of the aforesaid 
hazardous wastes , 

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause (d ) of sub -section (2 ) of section 6 of the Environ 
ment (Protection ) Act, 1986 (29 of 1986 ), read with rule 13 of the Environment (Protection ) Rules, 1986 , the Central Govern 
ment hereby proposes to prohibit from the date of final publication of this notification the import of the hazrdous wastes, listed 
in the Table below , throughout India . 

TABLE 
Types of Wastes 

Waste Categories under the hazardous Wastes Management 

and Handling ) Rules, 1989 
Cyanide Wastes 

Waste Category No. 1 
Mercury and Arsenic bearing wastes 

Waste Category No. 4 


[F . No. 23 /7/ 96 -HSMDJ 
VISHWANATH ANAND , Addi. Secy . 


Printod by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Dolhi-110064 

and Published by the Controllor of Publications, Delhi- 110054 - 1996 


